रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 18 , 2017 / श्रावण 27 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 18, 2017/SRAVANA 27 , 1939 


सं . 707 ] 
No. 707] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 अगस्त , 2017 

सं 73/ 2017 -सीमा - शुल्क 
सा . का . नि . 1030 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 60/ 2011- सीमा शुल्क , तारीख 14 जुलाई, 2011, सा . का . नि . 536 ( अ ), तारीख 
14 जुलाई , 2011 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन 
करती है अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना में , 
(i) खंड(ii)में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ,अर्थात् : 
" (ii) यह अधिसूचना बांग्लादेश में उत्पादित ऐसे माल पर लागू होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा सीमा हाट से भारत में ऐसी मात्रा में लाया 
जाए जो व्यक्तिगत या परिवार के वास्तविक सेवन के लिये उचित हो और जिसका एक दिन के दौरान अनुमान कुल मूल्य 200 अमरीकी 
डालर से अधिक न हो । " 


(ii) सारणी में , - 
(क ) क्रम सं. 3 के सामने, स्तंभ (2) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" स्थानीय कुटीर उद्योग के उत्पाद जैसे गमछा, लुंगी , साडी और अन्य स्थानीय रूप से उत्पादित हथकरघा उत्पाद ", 
( ख) क्रम सं. 5 के सामने, स्तंभ ( 2) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" स्थानीय वस्त्र उत्पाद, मेलामाइन उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फल , जूस , टॉयलेटरीज़, कोस्मेटिक, प्लास्टिक उत्पाद , एल्युमीनियम 
उत्पाद , कुक्रिज़ , स्टेशनरी । " 


[ फा . सं . 354/ 205 / 2014 -टीआरयू 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 


5064 GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


ferqut : 47 TLEHT TO 60 / 2011-affiht Irrata, arta 14 qars, 2011, H1. 97. 9 . 536 (37), arta 14 1913 , 2011 & ri 

भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के 
276147 , 3THTETUT, ATT II , DE 3 , 340€ (i) art of THEAT İ . 36 /2015 -- THT p[ , aria 4 TH , 2015 
HT. FT.P . 455 ( 37 ), arta 4 4H , 2015 art FORAT PIT OTTI 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 18th August , 2017 


No. 73/2017-Customs 


G . S . R . 1030 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department 
of Revenue , No. 60 /2011-Customs, dated the 14th July , 2011 , published vide number G . S . R . 536 ( E ), dated the 14th July, 
2011 , namely : 


In the said notification , 


(i) for clause (ii), the following shall be substituted , namely: 


" ( ii ) this notification shall apply to goods produced in Bangladesh and brought into India from such border haat by an 
individual in such quantities which are reasonable for bona fide personal or family consumption and having an 
estimated total value not exceeding US$ 200 during a day . 


( ii ) in the Table , — 


(a ) against Sl. No. 3, for the entry in column ( 2 ), the following shall be substituted , namely : 


" Products of local cottage industry like gamcha , lungi , saree and any other locally produced handloom 
product” ; 


(b ) against Sl. No. 5 , for the entry in column (2 ), the following shall be substituted , namely: 
“ Locally produced garments, melamine products, processed food items, fruit juice , toiletries, cosmetics, plastic 
products , aluminium products, cookeries, stationery.” . 

[ 354/ 205/ 2014- TRU] 


RUCHI BISHT, Under Secy. 


Note : The principal notification no. 60 /2011 -Customs, dated the 14th July , 2011 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , Part II, Section 3 , sub - section (i) vide number G .S . R . 536 ( E ), dated the 14th July , 2011 and was 
last amended by notification No. 36 /2015 -Customs, dated the 4th June , 2015 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3, sub -section (i) vide number G .S .R . 455 (E ) dated the 4th June, 2015 . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .08. 22 19 :43:46 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


